निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 125 ) पटना , मंगलवार 29 जनवरी 2019 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

22 जनवरी 2019 
सं० 1प्रा0आ0 - 21 / 2018 / 212 / आ0प्र0 - वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न 
गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 24 जिलो के कुल 275 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त 
पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 2898 / आ0प्र0, दिनांक 15.10 .2018 एवं संशोधित अधिसूचना सं0 3048 / आ0प्र0 
दिनांक 03.11.2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है : 

पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किए गए 275 प्रखण्डों के अतिरिक्त बक्सर जिला के इटाढ़ी एवं डुमराव प्रखण्ड को 
भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है । 

अधिसूचना संख्या 2898 / आ0प्र0, दिनांक 15.10.2018 संशोधित अधिसूचना सं0 3048 / आ0प्र0 दिनांक 
03.11. 2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 125 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


